निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 चैत्र 1931 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 17 अप्रील 2009 


( सं० पटना 129 ) 


( सं0 2 / सी0 - 3 - 3002 / 2003 का0 1553 ) 

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


। सुसगत कागजातों के पास अनुशसा के आलोक में मामलाकायुक्त बिहार पटना के 


संकल्प 

12 मार्च 2009 
__ श्री कमलेश, (बि0प्र0से0 ) कोटि क्रमांक - 1059 / 04, 885 / 08 तत्कालीन बाल विकास परियोजना 
पदाधिकारी नरहट ( नवादा) - सह - अंचल अधिकारी नरहट ( नवादा) के विरूद्ध दाखिल खारिज वाद सं0 - 67 / 95 - 96 
में अनियमितता, गलत आदेश पारित करने के प्रमाणित आरोप के आलोक में माननीय लोकायुक्त बिहार पटना के 
पत्रांक 2834 / लोका0 दिनांक 15.10. 2003 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मामले की पूर्ण समीक्षा सरकार के स्तर 
पर की गई । सुसंगत कागजातों के पूर्ण समीक्षोपरान्त सरकार के आदेशानुसार श्री सिंह के विरूद्ध आरोप की 
प्रमाणिकता के आधार पर श्री सिंह को निम्नांकित दण्ड दिया जाता है । 

( क ) “निन्दन " वर्ष 1993 - 94 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया 

जाय तथा इसकी प्रति श्री कमलेश सिंह, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक - 1059 / 04, 885 / 08 प्रखंड विकास 
पदाधिकारी नवीनगर औरंगाबाद एवं अन्य संबंधितों को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र प्रसाद, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 129 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 


